इसे वेबसाईट www. govtpressmp . nic .in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


- 


- 


सत्यमे 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 27 ] 


भोपाल, सोमवार , दिनांक 19 जनवरी 2015 - पौष 29 , शक 1936 


सामाजिक न्याय एवं नि : शक्तजन कल्याण विभाग 

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2015 
क्र. एफ - 2- 13 - 2011 - छब्बीस- 1. - नि : शक्त व्यक्ति, [ समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम , 1995 ( 1996 
का अधिनियम संख्यांक 1 ) ] की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय 
विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची- एक में उल्लेखित दो विभागों की स्थापनाओं की अनुसूची - दो में दी गई 
विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है : 

___ अनुसूची - " एक " 
( 1 ) भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग 
( 2 ) सामान्य प्रशासन विभाग ( स्थापना ) 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

व्ही . एस. निरंजन , प्रमुख सचिव . 
अनुसूची - " दो " 

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन 
___ विभाग का नाम ( 1) भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग 
श्रेणी पद/ संवर्ग का नाम सीधी योग नि : शक्तजनों चिन्हांकित पद/ संवर्ग एवं संख्या योग यदि किसी संवर्ग में किसी 

भरती 

के लिये अस्थि दृष्टि श्रवण ( 6 + 7 + 8 ) श्रेणी से छूट आवश्यक 
चिन्हांकित बाधित बाधित बाधित 

हो तो उसकी टीप 
स्वी 

पदों की 
कृत संख्या कुल योग 
पद 

( 6 प्रतिशत ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 
द्वितीय सांख्यिकी 01 01 - - - - - 

- 
श्रेणी. अधिकारी . 

योग 01 01 - - - - - 


पत 


53 


54 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2015 


( 4) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


____ 10 


___ 19 


- तृतीय श्रेणी के कुल 89 पदों 
--- में 05 पद बनते हैं , जो दर्शाये 
-- अनुसार चिन्हांकित किया 
01 गया है. 


( 1 ) (2 ) (3 ) 
तृतीय लेब सहायक 10 
श्रेणी. वाहन चालक 19 

तकनीकी सहायक 10 
निम्न श्रेणी लिपिक 14 
ड्रेसर 

16 
एम . एस. डब्ल्यू . 13 
डाटा एन्ट्री आपरेटर - 02 
सह रजिस्ट्रेशन क्लर्क . 
टेलीफोन आपरेटर 05 

योग 89 


5 


। 


01 
- 


। 


चतुर्थ लेब अटेन्डेंट 
श्रेणी. माली 

दफ्तरी 
भृत्य 
धोबी 


चतुर्थ श्रेणी के कुल 61 पदों 
में 03 पद बनते हैं , जो दर्शाये 
अनुसार चिन्हांकित किया 
गया है . 


। 


। 


। 


नाई 


। 


स्वीपर 


IMPORARE 


- 


। 


योग 


61 


61 


03 


01 


03 


नोट : - प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी लोक स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं चिकित्सा अधिकारी के 
152 पद स्वीकृत हैं एवं सभी पद स्वास्थ्य विभाग में भरे हुये हैं एवं उपरोक्त समस्त पद गैस राहत चिकित्सा इकाइयों के हैं . 


योग 
( 6 + 7 +8 ) 


यदि किसी संवर्ग में किसी 
श्रेणी से छूट आवश्यक 
हो तो उसकी टीप 


विभाग का नाम ( 2 ) सामान्य प्रशासन विभाग ( स्थापना ) 
श्रेणी पद/ संवर्ग का नाम सीधी योग नि : शक्तजनों चिन्हांकित पद/ संवर्ग एवं संख्या 

भरती 

के लिये अस्थि दृष्टि श्रवण 

चिन्हांकित बाधित बाधित बाधित 
स्वी 

पदों की 
संख्या कुल 

योग 

( 6 प्रतिशत ) 
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


तृतीय सहायक 
श्रेणी. सांख्यिकी 

अधिकारी . 


कम्प्यूटर 
सहायक . 


सामाजिक न्याय विभाग की 
अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर 
2011 द्वारा सामान्य प्रशासन 
विभाग ( स्थापना ) के तृतीय 
श्रेणी के पदों का चिन्हांकन 
किया गया है, जिसमें डॉटा एंट्री 
आपरेटर के स्वीकृत 08 पदों 
में से 06 पद त्रुटिवश श्रवण 
बाधित नि : शक्तजनों के लिये 
चिन्हांकित किये गये हैं . अतः 


डाटा एंट्री 
आपरेटर. 


सहायक प्रोग्रामर 


03 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2015 


54 ( 1 ) 


wa 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


( 7) 


(8 ) 


( 9) 


( 10 ) 


सहायक ग्रेड -3 


446 


24 


स्टेनो टायपिस्ट 


32 


03 


टेलीफोन आपरेटर 03 


इन 6 पदों को तृतीय श्रेणी के 
ही सहायक ग्रेड - 3 में 
हस्तांतरित करने हेतु विचार 
किया गया. चूंकि इसमें तृतीय 
श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों 
में परिवर्तन करना है और 
किसी प्रकार की छूट नहीं देनी 
है. इसलिये समिति द्वारा प्रस्ताव 
मान्य किया गया. दर्शाये 
अनुसार पद चिन्हांकित किये 
जाते हैं . 


लिफ्टमेन 


उपकेन्द्र परिचर 


04 


जिल्दसाज 


- 


02 


02 


हाउसकीपर 


01 


रोकड़िया - कम - 
सहायक . 

योग 


537 


537 


32 


11 


10 


11 


32 


सामान्य प्रशासन विभाग ( अधीक्षण शाखा ) 

27 0909 09 


चतुर्थ भृत्य 
श्रेणी. 


441 


441 


27 


योग 441 441 


27090909 27 


व्ही . एस. निरंजन, प्रमुख सचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-~~- 2015 . 


